निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 223 ) पटना , सोमवार , 12 मार्च 2018 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


अधिसूचना 

5 मार्च 2018 
सं० कारा / स्था0( अधी० ) 01 - 15 / 2015 - 1408 — बिहार कारा सेवा के निम्नांकित काराधीक्षकों को उनके नाम 
के समक्ष स्तम्भ - 5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है : 
क्र० । काराधीक्षक का नाम | गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन । नव पदस्थापन 

2 | 3 4 

5 
| 1 | श्री धर्मेन्द्र कमार जहानाबाद । नव प्रोन्नत 

उप कारा, नवगछिया । 
2 | श्री मनोज कुमार सिन्हा । पटना | मंडल कारा, हाजीपुर । मंडल कारा, छपरा 
3 श्री रमेश प्रसाद 

गया । मंडल कारा, बेतिया - मंडल कारा, हाजीपुर 
4 श्री सुरेश चौधरी वैशाली । मंडल कारा, सुपौल मंडल कारा, बेतिया । 

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में बिना प्रतिस्थानी की 
प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार सौंपते हुए विरमित होकर नव पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान 
करना सुनिश्चित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 223 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


